PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 16 , 1996 (ASAR . 25. 1918 SAKA ) 


291 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


करनाल सकल 


दिनांक 11 जूलाई, 1996 


संख्या न० करनाल सर्कल / 1172/ 69549/ RB/ 1928.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि 
नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च सार्वजनिक प्रयोजना अर्थात् सोनीपत - राठधना रोड़ से मेरठ- सोनीपत रोड़ 
का बाई पास बनाने हेतु जिला सोनीपत के लिये अपेक्षित है । इसलिए यह अधिसूचत किया जाता है कि नीचे विशिष्ट 
में वर्णित भूमि उपर्युक्त , प्रयोजना के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जानकारी 
के लिए जिनको इस से सम्बन्ध हो । 


उपयुक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य से 
लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा 
उस धारा अपेक्षित या अनुज्ञान सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं : 


कोई हितवद व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में को प्राक्षेप हो इस अधिसूचना पर 
के राजपत्रों में प्रकाश या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की 
अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर, सोनीपत या भूमि अभिग्रहण कलेक्टर लो ० नि ० वि ० 
भ ० तया मार्गशाखा, भिवानी के सम्मुखलिखित रूप में दायर कर सकता है । 

विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांध 


हदबस्त 
संख्या 


खसरा 
नं ० 


सोनीपत 


सोनीपत 


कालपुर 


205 


3.126 


914, मिन , 914 मिन , 913 मिन, 915 मिन , 
915 मिन, 911/1 , 911/2, 911/3, 911/4, 
1196/912/1/3, 1196/912/1/4, 1196/912/1/5, 
1215/910/3, 2092/895मिन, 2092/895 मिन , 
2092/895मिन , 

2089/893, 1964/1499, 
2404/1965/1499, 2402/1966/1499/7 , 
2403/1966/1499/8, 2395/1966/1499/1 , 
2395/1966/1499/1, 1965/1499/916/2, 
1866/15 11/1199/933 , 1866/1511/1199/933 , 
1866/1511/1199/933, 1867/1511/1199/933 , 
1197/912, 1497/1216/910 , 15071932 मिन , 
1507/932 मिन , 1508/932 मिन, 1508/932 मिन, 


-सोनीपत 


सोनीपत कबीरपुर 


69 


2.33 


11 


2/1 , 2/2, 3, 4, 7, 8, 9, 10/1 , 10/2, 11, 
12, 19 , 20, 21 


12 


-- , 18, 
25 


6 , 


13, 


14, 


15 , 


16, 17, 


292 


HARYANA GOVT GAZ , JULY 16 , 1996 (ASAR , 25 , 1918 SAKA ) 


( PARTI 


f 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
yra 


हदबस्त 
संख्या 


खसरा 
to 


6 


सोनीपत 


सोनीपत 


tretat 78 


1,27 


1/1 , 


1 


10/2/2 


5/1, 5/2 , 5/3, 

5/4 , 

6/1/1, 6/1/2 , 6/1/3, 
6/1/4 , 6/1/5 , 6/2 , 7/1 , 7/2, 13/1, 13/2 , 
14/1 , 15/1 , 18 
29/1, 29/3 
: 6.726 

( Erarat ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
करनाल सर्कल लो ० नि ० वि ० , 

भ ० तथा मार्ग शाखा करनाल । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROADS BRANCH 

KARNAL CIRCLE 

The 11th July , 1996 
No. Karaal Circle 1172 /6954ARB/ 1928 .-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that 
land is likely to be required to be taken by the Government at public expense , for a public purpose 
namely , fur construction of Bye Pags from So nepat Rathdans Road to Meerut Sonepat Road in District 
Sonipat. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired 
for the above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all 
whon , itmy concern . 

In exercise ofthe powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to 
authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking , with their servants and worker to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that 
section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may with 
in 30 days of the publication of the notification in the official gazette or in two news papers or 
publicity in the locality which cver is later file an objection in writing before the District Revenue 
Officer-cum -Land Acquisition Collector, Sonipat or Lard Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B. & R , 
Branch Bhiwani under the said act . 

SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Khasra No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acre 


Sonipat 


Sonipat 


Kalupur 


205 


3.126 


914 min , 914 min , 915 min , 915 min , 915 min 
911 911 

911 

911/4 , 
2 

3 


1 


1196/912/1/3 , 1196/912/1/4 , 1196/912/1/5 , 
[ 215/910/3 , 2092 min / 895 min 2092/895, 
2092/895 min 2089/893 , 1964/1499 , 2404 ) 
1965/1499 , 2402/1966/1499/7 , 2403 / 1966 / 
1499/8 , 2395/1966/1499/1, 2395/1966/1499/1 , 
1965/1499/916/2 , 1866/1511/1199/933 , 
1866/1511/1199/933 , 

1866/1511/1199 , 
1867/1511/1199/933, 1197/ 912 , 1497 / 1216 / 
910 , 1507/932 min , 1508/932 min , 
1508/932 min , 1507/932 min 


293 


HARYANA GOVT GAZ.,JULY 16 , 1996 ( ASAR. 25,1918 SARA) 


PARTI]] 


District 


Tehsil 


Khasra Nos . 


Locality/ 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Sonepat 


Sonipat 


Kabirpur 


69 


2.23 


11 


2 , 2 , 

2 , 3, 4, 7, 8 , 9 , 


10 


e 


10 


1 


2 


2 
19, 20 , 


11, 12 , 


21 


12 


18 


6 , 


13, 


14 , 


15, 


16 , 27 , 


25 


Sopepat 


6 


Sonepat 


Bedipur 


78 


1.27 


- 


10 


1 


2/2 


7 


55 


5 


5 


6 


6 


6 


6 


6 6 


2 


| 


3 


1 


1 


। 


1 


2 


Pritol ७/10 


3 


2 
14 


4 
15 


7 


7 


13 


13 


18 


, 


, 


ī 
29 


2 


- 


1 


2 
29 


१ 
/ 


1 

3 
Total area : 6.726 Acre 


. 


(Sd.) . 

Superintending Enginest, 
Karnal Cirta, Haryana , P.W.D., BAR Branch , 

Karnal. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 10 मई , 1996 


क्रमांक 963--2-96/ 10624, -श्री रिसाल सिंह , पुत्र श्री कृता राम , निवासी गांव ईगराह, तहसोल जोन्द , 
बिना जीन्द को पूर्वी पंजाब युट पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए) के अधीन सरकार 
की अधिपूवना क्रमांक 2014 -ज - 2-74/ 41933, दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में 
अधिसूचना क्रमांक 5041- पार - 111-70/ 26505, दिनांक 8 दिसम्बर , 

150 रुपये वाषिक और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789-7-1-44040, दिनांक 30 प्रसूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंचर की गई थी । 


1970 


द्वारा 


2 . 


अब श्री रिसाल सिंह की दिनांक 7 जनवरी, 1995 को हुई मृत्यु के परिगान सका हरियागा के रायमान,उरोस 
मधिनियम ( जैसा कि उसे हरियागा राज्य में अपनाया गया है पोर उसमें प्रान तक संशोधन किया गया है ) को धारा 4 के अोर प्रशन 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री रिसाल सिंह को विधा श्रोन तो सरती के नान बरोक, 1935 
से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तवील करते है । 


